रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/97 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 97 


भारत की राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 11 -- खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section(ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 184 ] 
No. 184 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, मार्च 25 , 1997 / चैत्र 4 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25 , 1997 /CHAITRA 4 , 1919 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

मुम्बई, 25 मार्च, 1997 
का . आ . 232 ( अ ). - 27 सितंबर 1996 की अधिसूचना सं . 665 ( ई ) देखें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पुणे स्टॉक 
एक्सचेंज लिमिटेड के शासी निकाय को 6 महीनों की अवधि के लिए अतिष्ठित किया गया था । 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने पुणे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के कामकाज का पुनरीक्षण किया तथा एक्सचेंज के विनियामक , प्रशासनिक 
और विकासात्मक पहलुओंमें कई सुधार नोट किये और इसकी राय है कि एक्सचेंज के उपबंधों के अनुसार एक्सचेंज के शासी निकाय के पुनर्गठन की प्रक्रिया 
आरंभ की जानी चाहिए । चूंकि शासी निकाय के पुनर्गठन में 4 सप्ताह का समय लगना प्रत्याशित है, 27 सितंबर 1996 के आदेश को नये शासी निकाय के 
पुनर्गठन तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । अतः एतद्द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी, दिनांक 30 
अक्तूबर, 1996 के आदेश के साथ पठित दिनांक 27 सितंबर, 1996 का आदेश एक्सचेंज के नये शासी निकाय के पुनर्गठन की तारीख तक प्रवर्तन में और 
प्रवृत्त रहेगा । 

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष . 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

___ Mumbai, the 25th March, 1997 
S. O . 232 (E ).-- Vide notification no . 665 (E ) dated September 27 , 1996 , the Governing Board of the Pune Stock 
Exchange Limited had been superseded by the Securities and Exchange Board of India for a period of 6 months. 

Securities and Exchange Board of India has reviewed the functioning of the Pune Stock Exchange Limited and has 
noted various improvements in the regulatory , administrative and developmental aspects of the Exchange and is of the opinion 
that the process of reconstituting the Governing Board of the Exchange, in accordance with the provisions of the Exchange , 
should be initiated . Since the reconstitution of the Governing Board is expected to take about 4 weeks time the order dated 
September 27 , 1996 needs to be extended till a new Governing Board is reconstituted . Therefore , it is hereby directed that Order 
dated September 27, 1996, read with Order dated October 30 , 1996, issued by Securities and Exchange Board of India shall 
remain operative and in force till the date of the reconstitution of the new Governing Board of the Exchange . 

D . R . MEHTA , CHAIRMAN 
747GI / 97 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapur , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


